रजिस्ट्री संडीएल -33004/97 


REGD. NO . D.L .- 33004/97 


5J . . . .. . . 

. . . 


। 


" 


. . 





. 


. 


। 
. 


मास्यमेजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


. 


. 


:. 


Fel 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 ---Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


9/ 3/ 78 


- 


- 


- - 


- 


- 


सं0 735 ] 
No. 7351 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 26 , 1997 / पौष 5 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26 , 1997/PAUSA 5 , 1919 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्यविभाग ) 


( पैकिंग प्रभाग ) 


अधिसूचमा 


नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1997 


बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति 


. का . आ . 904( अ ). - सरकार ने वर्ष 1991 में श्री एम . नरसिंहम की अध्यक्षता में " विसीय प्रणाली संबंधी समिति " की स्थापना की थी । इस 
समिति ने नवम्बर , 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । अब उपयुक्त समय आ गया है कि नरसिंहम समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वित्तीय 
सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए और आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए अपेक्षित सुधारों की रूपरेखा तैयार की जाए ताकि तेजी 
से मदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में भारत की बैंकिंग प्रणाली और अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक बन सके । 

2. तदनुसार, भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक उच्च -स्तरीय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है । इस समिति में निम्नलिखित 
शामिल होंगे : 
___ 1. श्री एम. नरसिंहम, 

अध्यक्ष 
अध्यक्ष, 
प्रशासनिक स्टाफ कालेज , 
हैदराबाद । 
श्री दीपांकर बसु , 

सदस्य 
भूतपूर्व अध्यक्ष , 
भारतीय स्टेट बैंक । 


3282GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART Il - SEC. 3 (ii )] 


. . 


. 


पm 


3. श्री दीपक पारिख , 

सदस्य 
अध्यक्ष, 
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि ., 
चैन्नई । 
श्री पी . कोटेय्या, 

- सदस्य 
अध्यक्ष, 
नाबार्ड , 

मुम्बई । 
5. श्री शिव नादर, 

सदस्य 
अध्यक्ष, 
एचसीएल कार्पोरेशन, 
नौएडा । 
श्री एम. वी. सुथैय्या, 

सदस्य 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 
ईआईडी पैरी इंडिया लि ., 
चैन्नई । 
श्री सुनील मुंजाल , . 

- सदस्य 
कार्यापालक निदेशक , 
हीरों साइकिल, 
लुधियाना । 
श्री एस. एस . तारापोर, 

- सदस्य 
भूतपूर्व उप - गवर्नर, 
भारतीय रिजर्वबैंक, 

मुम्बई । 
9. विशेष सचिव, 

सदस्य - सचिव 
बैंकिंग प्रभाग , 
आर्थिक कार्य विभाग , 

वित्त मंत्रालय, दिल्ली दिल्ली । . 
3. समिति के विचारार्थविषय इस प्रकार होंगे :. . . 
( i ) विशेषकर 1991 में वित्तीय प्रणाली संबंधी नरसिंहम समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, विगत 6 वर्षों के दौरान बैंकिंग के 

क्षेत्र में हुए सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना । 
( i ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और प्रौद्योगिकीय उन्नति के चलते व्यापक परिवर्तनों को देखते हए तथा अन्य विकासशील देशों को स्वयं 

को ऐसे परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में उनके अनुभवों को दृष्टिगत करते हुए भारत की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने तथा इसे 

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए बैंरि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना । 
(i ) बैंकिंग नीति , उसके संस्थागत पर्यवेक्षण , वैधानिक और तकनीकी आयामों के बारे में विस्तृत सिफारिशें करना । 

यह समिति 31 मार्च, 1998 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । तथापि, यदि समिति चाहे तो किसी मामले में अरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर 
सकती है । 

[ फा. सं. 16/ 4/97 - बी . ओ . I ] 


एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव 


[ YM II - U 


3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


mon 


11 


. 


MINISTRY .OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th December , 1997 

COMMITTEE ON BANKING SECTOR REFORM 
$ . 0 . 904 ( E ).- - In 1991, the Government had set up the " Committee on the Financial System " under the Chairman 
ship of Shri M . Narasimham . This Committee submitted its report in November, 1991. The time, is now opportune to review 
the record of implementation of financial system reforms rocommended by the Narasimham Committee and to look ahead 
and chart the reforms necessary in the years ahead so that India s banking system can become stronger and better equipped to 
compete effectively in a fast changing international economic environment. 


2 . Accordingly , it has boen decided by the Government of India to set up a High Level Committee for this purpose . 
The Committee will consist of the following : 
1. Shri M . Narasimham , 

Chairman 
Chairman 
Administrative Staff College, 
Hyderabad 
Shri Dipankar Basu , 

Member 
Former Chairman , 
State Bank of India 
Shri Deepak Parekh , 

Member 
Chairman , 
Infrastructure Development 
Finance Company Ltd ., 
Chennai. 
Shri P . Kotaiah , 

Member 
Chairman , 
. NABARD , 
Mumbai, 
Shri Shiv Nadar , 

Member 
Chairman , 
HCL Corporation , 
Nodja . 
Shri M . V . Subbaiah , 

Member 
Chairman and Managing Director, 
EID Party India Ltd ., 
Chennai. 
Shri Sunil Munjal, 

Member 
Executive Director, 
Horo Cycles, 
Ludhiana 
Shri S . $ . Tarapore, 

Member 
Former Deputy Governor, 
Reserve Bank of India , 
Mumbai, 
Special Secretary, 

Member -Secretary 
Banking Division , 
Deptt. of Economic Affairs, 
· Ministry of Finance , New Delhi, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II — SEC. 3 ( ii )] 


3 . 


The terms of reference of the Committee will be as follow : 
( i) To review progress in reforms in the Banking Sector over the past 6 years, with particular reference to the 

recommendations made by the (Narasimham ) Committee on the Financial System in 1991. 
(ii) To chart a programme of Banking Sector reforms necessary to strengthen India s banking system and 

make it internationally competitive taking account of the vast changes in international financialmarkets 

and technological advances and the experience of other developing countries in adapting to such changes. 
(iii) To make detailed recommendations in regard to banking policy , institutional, supervisory, legislative and 

technological dimensions . 
The Committee will submit its report by March 31 , 1998 , The Committee may however submit an interim 
report on any matter. 

[F . No. 16 /4 /97 - B .O . I.] 
, M . DAMODARAN , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

aud P ,bished by the Controller of Pubiications, Delhi- 110054 - 1997 


